निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 माघ 1930 ( श ० ) 
पटना, शुक्रवार , 13 फरवरी 2009 


( सं ० पटना 28 ) 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

15 जुलाई 2008 
सं ० सा ० प्र० स०-2/08-1425वि ० स ० - श्री अब्दुल जलील मस्तान , सवि०स० , सभापति , शुन्यकाल समिति के 
अनुरोध को स्वीकार करते हुए सर्व साधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की 
अधिसूचना सं०-877 , दिनांक -30.04.2008 द्वारा वर्ष 2008-2009 के लिए गठित सामान्य प्रयोजन समिति की शेष अवधि 
के लिए अधिसूचना निर्गत की तिथि से वे सदस्य नहीं रहेंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


23 जुलाई 2008 
सं ० सा ० प्र ० स०-2/08-1445वि ० स०- श्री अब्दुल जलील मस्तान, सवि० स०, सभापति , शून्यकाल समिति के 
अनुरोध को स्वीकार करते हुए सर्व साधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की 
अधिसूचना सं०-1425 , दिनांक -15.07.2008 को निरस्त करते हुए वर्ष 2008-2009 के लिए गठित सामान्य प्रयोजन 
समिति की शेष अवधि के लिए अधिसूचना निर्गत की तिथि से पूर्ववत वे सदस्य बने रहेंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


2 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 13 फरवरी 2009 


30 जुलाई 2008 
सं ० अतिथि निवास 12 / 08-2798वि ० स ० — बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - अतिथि निवास 
06/ 2002-2547 , दिनांक 11.12.2002 के संदर्भ में सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि 
माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने अधिसूचना की कंडिका संख्या-7( 1 ) में निम्न प्रावधान जोड़ने की स्वीकृति प्रदान 
की है । 

" कमरे के आरक्षण की अवधि प्रत्येक दिन के लिए 12.00 बजे दिन से दूसरे दिन 12.00 बजे दिन तक के 
लिए होगा । " 
यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

शंभु दयाल सिंह , 
उप सचिव । 


31 जुलाई 2008 
सं ० विशेष समिति -04/ 2007-4238वि० स० -सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या 2868 दिनांक 13.04.2007 , 
3630 दिनांक 12.07.2007 , 4034 दिनांक 18.10.2007 , 48 दिनांक 14.01.2008 एवं 3593 दिनांक 14.05.2008 के 
क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्दश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में 
श्री जनार्दन यादव , स ०वि ० स ० द्वारा कृषि विभाग से संबंधित पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न सं०-47 की जाँच हेतु गठित 
विशेष समिति का कार्यकाल दिनांक 13.07.2008 से अगामी तीन माह तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से . 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


31 जुलाई 2008 
सं ०विशेष समिति -10/ 2007-4240वि० स० -अधिसूचना संख्या-118, दिनांक -23.01.2008 , 200 दिनांक 13.02. 
2008, 3655 दिनांक 19.05.2008 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्दश 
बिहार विधान सभा के सप्तम सत्र में श्री रामदेव वर्मा, स० वि ० स० द्वारा कृषि विभाग से संबंधित पूछे गए अल्प सूचित 
प्रश्न सं०-17 की जाँच हेतु गठित विशेष समिति का कार्यकाल दिनांक 30.07.2008 से अगामी तीन माह तक के लिए 
विस्तारित किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


31 जुलाई 2008 
सं ० प्रश्न विविध-14/ 2007-4242वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि 
श्री भोला सिंह , स० वि ० स ० के अल्प सूचित प्रश्न सं ०34 , दिनांक 9 मार्च, 2007 में अंतर्विष्ट विषय एच ० आई० वी ०/एड्स 
नियंत्रण हेतु राज्य में गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन राशि के व्यय एवं इनके क्रिया कलापों की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु 
सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -प्रश्न विविध 14/2007-2866 , दिनांक 13 अप्रैल , 2007 द्वारा गठित एवं 
अधिसूचना संख्या 3264, दिनांक 12 जून , 2007 , अधिसूचना संख्या -3958, दिनांक -31 अगस्त, 2007 , अधिसूचना 
संख्या-4545, दिनांक 30 नवम्बर , 2007 तथा अधिसूचना संख्या-3044, दिनांक 3 मार्च, 2008 द्वारा विस्तारित विशेष 
समिति का कार्यकाल दिनांक 30 अप्रैल , 2009 तक विस्तारित किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव। 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 13 फरवरी 2009 


3 


26 अगस्त 2008 
संखण्ड विशेष समिति -04/ 2008-4398वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता 
है कि चतुर्दश बिहार विधान सभा के अष्टम सत्र में मंत्रिमंडल सचिवालय ( नागरिक विमानन ) विभाग से श्री महेश्वर 
सिंह , स० वि ० स ० द्वारा पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न संख्या -41 एवं श्री श्रवण कुमार , स ० वि ० स० द्वारा पूछे गए अल्पसूचित 
प्रश्न संख्या -53 से सम्बन्धित विषय के समेकित जाँच हेतु बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 
के नियम -59 के तहत माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने विशेष समिति का निम्न प्रकार से गठन किया है : 
1. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ( 40 - जलालपुर ) स ० वि ० स ० 

संयोजक 
2. श्री श्रवण कुमार ( 178 - नालंदा ) 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3. श्री रामनरेश पाण्डेय ( 75 - हरलाखी ) 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4. श्री महेश्वर सिंह ( 19 - हरसिद्धि ) 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5. श्री नितीन नवीन (188 - पटना पश्चिम ) 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
(i ) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल , स ० वि ० स ० इस समिति के संयोजक तथा सभा सचिव इसके सचिव 

होंगे । 
( ii ) समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से चार माह तक के लिए होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव। 


- 


23 अक्टूबर 2008 
सं ० विशेष समिति -10 /2007-4707वि ० स ० - अधिसूचना संख्या 118 , दिनांक 23.01.2008 200 , दिनांक 
13.02.2008 , 3655 दिनांक 19.05.2008 एवं 4240 दिनांक 31.07.2008 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
यह प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्दश बिहार विधान सभा के सप्तम् सत्र में श्री रामदेव वर्मा, स ० वि ० स० द्वारा कृषि 
विभाग से संबंधित पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न संख्या -17 की जाँच हेतु गठित विशेष समिति का कार्यकाल दिनांक 
30.10.2008 से अगामी तीन माह तक के लिए विस्तारित किया जाता है। 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव। 


23 अक्टूबर 2008 
सं ०विशेष समिति -3/2008-4709वि० स० — अधिसूचना संख्या -3380 , दिनांक 16.04.2008 के क्रम में 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्दश बिहार विधान सभा के अष्टम् सत्र में श्री 
भोला सिंह , स ० वि ० स ० द्वारा समाज कल्याण विभाग से संबंधित पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न संख्या-23 एवं श्री शकुनी 
चौधरी, स० वि ० स० द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं०-545 की समेकित जांच हेतु गठित विशेष समिति का कार्यकाल 
दिनांक 13.10.2008 से अगामी छः माह तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से . 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


15 दिसम्बर 2008 
सं ० आचार-01 /2008-2737वि० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1890 , दिनांक 30 अप्रील , 2008 
के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने वर्ष 
2008-09 के लिए गठित बिहार विधान सभा की आचार समिति का शेष अवधि के लिए निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने 
की कृपा की है 


4 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 13 फरवरी 2009 


1. श्री मुरलीधर मंडल , स० वि ० स ० 


सभापति 


2. श्री श्रवण कुमार, स० वि ० स ० 


सदस्य 


3. डॉ ० रामचन्द्र पूर्वे, स ० वि ० स ० 


सदस्य 


4. श्री महेश्वर हजारी , स ० वि ० स ० 


सदस्य 


5. श्री राज किशोर केशरी , स ० वि ० स ० 


सदस्य 


श्री मुरलीधर मंडल , स० वि ० स ० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से . 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


15 दिसम्बर 2008 
सं ० आचार-01/ 2008-2739वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1890 , दिनांक -30.04.2008 के 
क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि श्री रामदेव महतो, स ० वि ० स ० अधिसूचना 
निर्गत होने की तिथि से वर्ष 2008-09 के लिए गठित आचार समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य नहीं रहेंगे। 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव। 


17 दिसम्बर 2008 
सं ० 2 स्था०-17/08-2194 वि ० स ० - श्री नसीम अख्तर , प्रशाखा पदाधिकारी , उर्दू शाखा, बिहार विधान सभा 
सचिवालय, जो वेतनमान - 6500-200-10,500/ - रूपये में प्रतिमाह 9100/ - रूपये वेतन पाते हैं , को बिहार सेवा संहिता 
के नियम -227,230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक -15.09.2008 से 30.09.2008 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया 


जाता है । 


अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव । 


18 दिसम्बर 2008 
सं ० 1 स्था०-188/ 2008-2214वि ० स ० — वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 ए - 7 - महा०-01 /2005-1500 
वि ० ( 2 ) , दिनांक 24.03.2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-499, दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण में 
श्री राम विलास चौधरी , प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप 
इन्हें दिनांक 31.12.2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से 


राधेश्याम झा , 


अवर सचिव । 


1 जनवरी 2009 
सं ० वि ० स ० ( का ० ) -02 /2006- 1 वि ० स० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
चतुर्दश बिहार विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या -186, फतुहा ( अ॰जा० ) से निर्वाचित सदस्य श्री सरयुग पासवान की 
मृत्यु दिनांक 29.12.2008 को हो जाने के फलस्वरूप बिहार विधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र संख्या-186 , फतुहा 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 13 फरवरी 2009 


5 


( अ॰जा॰ ) दिनांक 30.12.2008 से रिक्त हो गया है । तद्नुसार बिहार विधान सभा के सदस्यों की सूची को इस हद तक 
संशोधित समझा जाय। 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 28-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


